सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या -442 राँची , शुक्रवार , 


5 भाद्र , 1943 ( श ० ) 
27 अगस्त , 2021 ( ई ० ) 


वन , पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 

, 


अधिसूचना 


26 अगस्त , 2021 


1 . 


संख्या -2 / भा ० व ० से ० ( स्था ० ) -09 / 2020-2444 - व ० प ० , श्री रवि रंजन , भा ० व ० से ० ( झा०-94 ) सम्प्रति 


राज्य प्रति नियुक्ति पर , की सेवा विभाग में वापस लेते हुए अगले आदेश तक क्षेत्रीय मुख्य वन 
संरक्षक , जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


इनका मुख्यालय जमशेदपुर रहेगा । 


2 . 


. 


संख्या -2 / भा ० व ० से ० ( स्था ० ) -09 / 2020-2445 - व ० प ० , श्री जब्बर सिंह , भा ० व ० से ० , ( झाः 95 ) , सम्प्रति 


> 


क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक , जमशेदपुर को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक मुख्य वन संरक्षक 
एवं निदेशक , भगवान बिरसा जैविक उद्यान , ओरमांझी , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता 


। 


इनका मुख्यालय राँची रहेगा | 


2 


) 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 27 अगस्त , 2021 
संख्या -2 / भा ० व ० से ( स्था ० ) -09 / 2020-2446 - व ० प ० , श्री महालिंग , भा ० व ० से ० , ( झाः 2010 ) , सम्प्रति 


3 . 


पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत , को अगले आदेश तक वन प्रमण्डल पदाधिकारी , सामाजिक वानिकी प्रमण्डल , 


कोडरमा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


इनका मुख्यालय कोडरमा रहेगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


मनोज कुमार झा , 


सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 442 50 


